निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 29 जून 2010 


( सं० पटना 436 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 जून 2010 
एस०ओ० 132, दिनांक 29 जून 2010 — बिहार मूल्य वर्द्धित - कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं० 
27 / 2005 ) की धारा -14 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल उक्त 
अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - III एवं अनुसूची - I में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 


संशोधन 


1. उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - III की क्रम सं० 7 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् 
प्रतिस्थापित की जायेंगी : 

" 7. जूट धागे एवं जूट ट्वैन सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के धागे और सिलाई धागा परन्तु 

ढिल्ली एवं कोन गठरों में कपास एवं सिल्क धागों को छोड़कर" । 
2. अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची - I की क्रम सं० 16 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् 
प्रतिस्थापित की जायेंगी : 

" 16. ढिल्ले एवं कोन गट्ठर में सूती एवं सिल्क धागा । 
3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

[ सं० बिक्री - कर / विमुक्ति - 01 / 2009 - 2819 ( अनु०) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

शुभकीर्ति मजुमदार, 

वाणिज्य - कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

28 जून 2010 
एस०ओ० 133 , एस०ओ० 132, दिनांक 29 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ सं० बिक्री - कर / विमुक्ति - 01 / 2009 - 2819 ( अनु० ) ] 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


PER JGTC (31HTERUT), 29 JG 2010 


The 28th June 2010 
S . O . 132 dated the 29th June 2010 — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section - 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 , (Act No. 27 / 2005 ) the 
Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule III and 
Schedule I appended to the said Act : 

AMENDMENTS 
1. Serial no . 7 and its corresponding entry of Schedule III appended to the said 
Act shall be substituted as follows : 

“ 7 . All types of yarn including jute yarn and jute twine and sewing thread but 

excluding cotton and silk yarn in hank and cone ” . 
2 . Serial no . 16 and its corresponding entry of Schedule I appended to the said Act shall 
be substituted as follows : 

“ 16 . Cotton and Silk yarn in hank and cone ” . 
3 . This notification shall come into force with effect from the date of issue. 

[No . Bikri Kar /Vimukti-01/ 2009 – 2819 ( Anu .) ] 

By order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTIMAJUMDAR , 
Commissioner -cum -Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGC (3HTERUT) 436 -571 + 1000 -scouto , 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


